निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 694 ) 


22 ज्येष्ट 1941 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 12 जून 2019 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2019 
भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार - गठन / प्रबंधन एवं सेवा शर्त ( संशोधन ) नियमावली , 2019 

सं० 7 / मुकदमा ( भूदान) - 166 / 2017 - 635 (7 ) / रा० — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166( 3) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग , बिहार - गठन / प्रबंधन एवं 
सेवाशर्त नियमावली, 2018 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ । — (1) यह नियमावली भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार - गठन / प्रबंधन 
एवं सेवा शर्त (संशोधन ) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी । 

( 2 ) यह भूतलक्षी प्रभाव - दिनांक - 08.05. 2018 से प्रभावी होगी । 

2. भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग गठन / प्रबंधन सेवा शर्त नियमावली, 2018 के भाग - 3 के नियम - 11 का 
उपनियम (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 


"( 4)( क ) 


अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता । - अध्यक्ष को मासिक वेतन के रूप में वही राशि भुगतेय 
होगी, जो उन्हें पेंशन प्रदायी सेवा में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन ( यथा अद्यतन 
पुनरीक्षित ) + देय अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पुनरीक्षित पेंशन की 
राशि घटाने के बाद शेष होगी । पेंशन पर महँगाई राहत, पुनर्नियुक्ति अवधि में अनुमान्य 
नहीं होगा । 


( ख ) 


सदस्यों के वेतन एवं भत्ता । - सदस्यों को मासिक वेतन के रूप में वही राशि भुगतेय 
होगी, जो उन्हें पेंशन प्रदायी सेवा में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन ( यथा अद्यतन 
पुनरीक्षित ) + देय अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पुनरीक्षित पेंशन की 
राशि + पुनरीक्षित पेंशन की राशि पर भुगतेय महंगाई भत्ता के योग की राशि घटाने के 
बाद शेष होगी । पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा । 


faer TYC (3FITETU ) , 12 og 2019 


( ग ) मकान किराया भत्ता । – यदि अध्यक्ष एवं सदस्यों को सरकारी मुफ्त आवास उपलब्ध 

नहीं किया गया हो तो उन्हे सेवानिवृत के समय प्राप्त मूल वेतन (यथा अद्यतन पुनरीक्षित ) 
के आधार पर अनुमान्य मकान किराया भत्ता देय होगा । " 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, 

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के विशेष सचिव । 


The 12th June 2019 
Bhoodan Land Distribution Enquiry Commission , Organization /Management and Service 

Condition (Amendment) Rules, 2019 
No. 7 /Case (Bhoodan )- 166 /2017 - 635 (7 )/Rev. — In exercise of the powers conferred under 
Article - 166 ( 3 ) of the Constitution of India the Governor of Bihar is hereby pleased to make the 
following Rules, to amend the Bhoodan Land Distribution Enquiry Commission -Organisation / 
Management and Service Condition Rules, 2018 : 

1. Short title and commencement. - (1) These Rules may be called Bhoodan Land 
Distribution Enquiry Commission , Organization /Management and Service Condition (Amendment) 
Rules, 2019 . 

(2 ) It shall be effective retrospectively from 08 . 05 .2018 . 

2 . Subrule (4 ) of Rule 11 of part- 3 of the Bhoodan Land Distribution Enquiry 
Commission , Organization /Management and Service Condition Rules, 2018 is substituted by the 
following : 
" ( 4 ) (a ) Salaries and Allowances of the Chairman . — Such Amount will be payable to 

the Chairman as monthly salary , which will remain after deducting the amount of 
revised pension from the aggregate amount of basic pay (as revised upto 
date ) +payable admissible dearness allowance obtained at the time of retirement 
in a Pensionable service . Dearness allowance on pension shall not be admissible 
in the period of re- employment . 
Salaries and Allowances of the Members. Such amount will be payable to the 
Members as monthly salary which will remain after deducting the amount of 
revised Pension (as revised upto date ) and dearness allowance from the aggregate 
amount of pay dearness allowance at the time of retirement in a Pensionable 
service Dearness allowance on pension shall also be paid regularly . 
House Rent Allowance . — If free Government accommodation is not provided 
to the Chairman and the Members , admissible House Rent allowance will be 
payable to them on the basis of basic pay payable at the time of retirement ( as 
revised upto date )." 

By the order of Governor of Bihar , 
BIRENDRA KUMAR MISHRA , 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 37RTETU ) 694 -571 + 500 Stocouton 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


